रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) -04 /0009/2003-05 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3/ DL( N) -04/0009/ 2003--05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi 

Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 18 ] 
No. 18 ] 


दिल्ली, मई 6 - मई 12 , 2011 , बृहस्पतिवार / वैशाख 16 - वैशाख 22 , 1933 
DELHI, MAY 6 - MAY 12 , 2011 , THURSDAY /VAISAKHA 16 --VAISAKHA 22, 1933 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 31, 33 

IN.C.I.D. No. 31 , 33 ] 


भाग ---IV 
PART -JV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Governmentof the National Capital Territory of Delhiother than 

Notifications included in Part- I 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 11 मई, 2011 
फा. सं. 3 / 8/ 96 -न्याय/ पार्ट फा.- 2 / एसयूपीटी - लॉ /524 
527.- भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 और 
9 के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 
उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर , भारतीय ईसाईयों 
के विवाह सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण पत्र देने के लिए 
आगामी तीन वर्ष की अवधि दिनांक 12-03-2010 से 11-03-2013 
तक पास्टर विलियम जोन , बाइबिल बेलिएवेर्स चर्च, 54/ डी , पोकेट 
ए -3 , कालका जी विस्तार , नई दिल्ली -110019 के लाईसेंस के 
नवीनीकरण का अनुमोदन प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर, 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND 

LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Delhi, the 11th May, 2011 
No. E.3/ 8/ 96 -Judi./ Pt.file-II/Supt law/524-527. 
In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the 
Indian Christian Marriage Act, 1872 , the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to accord approval to the renewal of Christian 
Marriage License to Pastor William John attached to the 
Bible Believers Church , 54/ D , Pocket A - 3, Kalkaji Extn . 
New Delhi-110019 to solemnize marriages between Indian 
Christians within the National Capital Territory of Delhi 
and to grant certificate ofmarriage, for a period of three 
years with effect from12-03-2010 to 11-03-2013, 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, 

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy . 


तरुन सहरावत , अतिरिक्त सचिव 


1696 DG/ 2011 


(101 ) 


- 


102 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : MAY 12, 2011 /VAISAKHA 22 , 1933 


(PART IV 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

उपरोक्त अधिकारीगण सप्ताह में दूसरे शनिवार के अवकाश 
अधिसूचना 

सहित छः दिन कार्य करेंगे तथा दिल्ली लघु अपराध ( विशेष महानगर 

दण्डाधिकारियों द्वारा विचरण नियम , 1998 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के 
दिल्ली , 9 मई , 2011 

अनुसार अवकाश हेतु हकदार होंगे । 
सं. 20 / डीएचसी/ गजट / जी -14 /विशेष एमएम/ 2011. 

न्यायालय के आदेशानुसार , 
इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण, निम्नलिखित विशेष 

ए. एस. यादव , 

महानिबंधक 
महानगर दण्डाधिकारियों/विशेष नगरपालिका दण्डाधिकारियों ( लिटरिंग ) 
को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई कालावधि हेतु उनकी नियुक्ति की 
अवधि का सहर्ष विस्तार करते हैं : 

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 

NOTIFICATION 
क्र . अधिकारी का नाम विस्तारित कालावधि 

Delhi, the 9th May, 2011 
सं . 

No.20/ DHC/ GAZIG-14/ SPL.MM/ 2011. - Hon ble 

the Chief Justice and Hon ble Judges of this Court have 
1. श्री यू. एन . कौशिक 04-04-2011 से 03-10-2011 

been pleased to extend the term of the following Special 
2 श्री वी . डी . शर्मा 04-04-2011 से 03--10-2011 Metropolitan Magistrates /Special Municipal Magistrates 

(Littering ) for the period mentioned against their name : 
3. श्री एस. एन. अरोड़ा 04-04-2011 से 07-05-2011 

SI. Name of the Officer Period of extension 
( 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की 

No. 
तिथि ) 

1. Mr. U.N. Kaushik 04-04-2011 to03-10-2011 
4. श्री पी . एस . परमार 04-04-2011 से 29-06-2011 

2. Mr. V. D. Sharma 04-04-2011to03-10-2011 
( 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की 

3. Mr. S. N. Arora 04-04-2011to07-05-2011 
तिथि ) 

(date of attaining 65 years) 
5. श्री एस. के . अरोड़ा 04-04-2011 से 09-04-2011 4 . Mr. P.S. Parmar 04-04-2011 to 29-06-2011 
( 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की 

( date of attaining 65 years ) 
तिथि ) 

5 . Mr.S. K.Arora 04-04-2011to09-04-2011 
6 . श्री रथिन्द्र दास 04-04-2011 से 03-10-2011 

(date of attaining 65 years) 
7. श्री आर. एस . गुप्ता 08-04-2011 से.09-08-2011 

6 . 
( 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की 

Mr. Rathindra Das 04-04-2011to03-10-2011 
तिथि ) 

7 . Mr. R.S.Gupta 08-04-2011 to 09-08-2011 

(date of attaining 65 years ) 
8. श्री चंद्र मोहन सिंह 05-04-2011 से 02-07-2011 

8. Mr. Chander Mohan 05-04-2011to02-07-2011 
( 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की 

Singh 

(date of attaining 65 years) 

9. Mr. S. K.Pant 04-04-2011 to03-10-2011 
9. श्री एस. के . पंत 04-04-2011 से 03-10-2011 

10. Mr. H.K. Vohra 04-04-2011 to23-09-2011 

(date of attaining 65 years ) 
10. श्री एच. के. वोहरा 04-04-2011 से 23-09-2011 

11. Mr. B. N. Chopra 04-04-2011 to03-10-2011 
( 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की 

12. Mr. N. K. Tyagi 04-04-2011 to03-10-2011 
तिथि ) 

13. Mr. S. Chatterjee 04-04-2011 to03-10-2011 
11. श्री बी. एन . चोपड़ा 04-04-2011 से 03-10-2011 14. Mr. J.L.Nijhawan 04-04-2011 to03-10-2011 

15. Mr. K.K. Singh 

04-04-2011 to03-10-2011 
12. श्री एन. के . त्यागी 04-04-2011 से 03-10-2011 

16. Mr. Raj BahadurAzad 05-04-2011 to 14-08-2011 
13. श्री एस. चटर्जी 04-04-2011 से 03-10-2011 

( date of attaining65 years ) 
14. श्री जे. एल. निझावन 04-04-2011 से 03-10-2011 17. Mr. Afaq Ali Khan 05-04-2011 to04-10-2011 

18. Mr. Balram Chopra 

05-04-2011to04-10-2011 
15. श्री के . के . सिंह 04-04-2011 से 03-10-2011 

The above named officers would work for six days a 
16. श्री राज बहादुर आजाद 05-04-2011 से 14-08-2011 

week with Second Saturday off and would be entitled to 
( 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की 

leave as per the provisions contained in Delhi Petty 
तिथि ) 

Offences ( Trial by SpecialMetropolitan Magistrate )Rules, 

1998 . 
17. श्री अफाक.अली खान 05-04-2011 से 04-10-2011 

By Order of the Court , 
18. श्री बलराम चोपड़ा 05-04-2011 से 04--10-2011 

A.S. YADAV, Registrar General 
Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


तिथि ) 


